निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 69 ) 


17 पौष 1936 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 7 जनवरी 2015 


सं06 / स्था0 / - 79 / 13 - 1422 / 10 

कृषि विभाग 


संकल्प 

23 दिसम्बर 2014 
विषयः - कृषि समन्वयक की पहली नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा को एक बार 

शिथिल करते हुए अनुभव प्राप्त नियोजित कृषि समन्वयको के सीधी नियुक्ति में एक बार मौका 
दिये जाने के संबंध में । 

कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा जारी कृषि रोड मैप के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य की सभी कृषि संबंधी 
योजनाओं के कार्यान्वयन एवं किसानो को तकनीकी सहयोग दिये जाने हेतु दो पंचायतो पर एक एवं जिला स्तर पर 
अवकाश रक्षित के रूप में पाँच कृषि समन्वयकों की आवश्यकता के अनुरूप कृषि विभाग के अधिसूचना संख्या - 1191 
दिनांक 25.07. 2013 द्वारा कुल 4391 कृषि समन्वयक के पद सृजित किये गये है । 

2. कृषि विभाग द्वारा " कृषि समन्वयक (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली 2014 " की मंत्रीपरिषद् की स्वीकृति के 
उपरान्त कृषि विभाग के ज्ञापांक - 663 दिनांक 21. 05.14 द्वारा कृषि समन्वयक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना 
कर्मचारी चयन आयोग के भेजी जा चुकी है । 

3. विभाग में संविदा पर कार्यरत कृषि समन्वयकों की उम्र सीमा में कृषि समन्वयको की नियुक्ति हेतु विज्ञापित 
की जाने वाली पहली नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा को शिथिल करते हुए अर्थात् कृषि 
समन्वयको को नियुक्ति हेतु एक बार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा को नजर अंदाज कर अनुभव 
वाले सभी कृषि समन्वयकों को नियुक्ति में एक बार मौका दिये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 
17. 12. 2014 में मद संख्या - 25 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है । अन्य मामलों में पूर्वोदाहरण नहीं होगा । 

___ 4. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन असाधारण गजट में किया जाए तथा इसकी 100 प्रति कृषि 
विभाग को उपलब्ध कराया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

(ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


PEER JGTC (31HTTPUT), 7 Jaa 2015 

No . 6/estd./-79/ 13 — 1422/ Agri 


Resolution 

The 23rd december 2014 
Subject — With regard to giving one time opportunity to those experienced Agriculture Co 

ordinator in the first direct recruitment of Agriculture Co -ordinator who are already 
working on contract, after giving one time age relaxation as determined maximum 
age limit by the state government. 

In order to implement Agricultural schemes of central and state as initiated under the 
road map of agriculture department, Bihar, Patna and for giving technical assistance to the 
farmer , total 4391 posts of Agriculture Co- ordinator has been created under notification no . 
1191 dated 25 .07 .2013 of agriculture department. There shall be one post on two Panchayat 
and five Agriculture Co -ordinator as leave reserve at the district level. 

2 . The requisition for direct recruitment on the post of Agriculture Co - ordinator has 
already been sent to the Staff Selection Commission under memo no .-663 dated 21.05 . 2014 
of Agriculture Department after getting approval of Agriculture Co - ordinator (recruitment 
and service conditions) Rules, 2014 by the Council of Ministers . 

3 . The council of Ministers has already granted approval in its meeting dated 
17 . 12 .2014 in the agenda no .-25 for giving one time relaxation in the age to the experienced 
Agriculture Co -ordinator in the first recruitment. It shall not be treated to be precedence in 
other matters . 

4 . This arrangement shall be implemented with immediate effect. 
Order : — This resolution be published in the extraordinary gazette and 100 copies of the 
resolution may be made available to the agriculture department. 

By order of the Government of Bihar, 

AMRIT LAL MEENA , 
Principal Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JGTC ( HHTERUT ) 69-571+ 100 - głoctouton 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


